सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 अग्रहायण , 1940 ( श० ) 


संख्या- 1088 राँची , शुक्रवार , 


7 दिसम्बर , 2018 ( ई० ) 


विधि (विधान ) विभाग 


- - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
26 अक्टूबर , 2018 


संख्या-एल०जी०-17/ 2018-169/ लेज०-- झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस 
पर माननीया राज्यपाल दिनांक 10 अक्टूबर , 2018 को अनुमति दे चुकी है, इसके द्वारा सर्वसाधारण 
की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है | 


ऊषा मार्टिन विश्वविद्यालय ( संशोधन) अधिनियम , 2018 

( झारखण्ड अधिनियम , 18, 2018) 


ऊषा मार्टिन विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम, 2012 में संशोधन हेतु अधिनियम 
भारत गणराज्य के उन्हतरवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में 
अधिनियमित हो , 


झारखण्ड गजट ( असाधा 


, 7 दिसम्बर , 2018 


अध्याय- 1 


प्रारंभिक 


1. 


संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ - 


(i) 


यह अधिनियम ऊषा मार्टिन विश्वविद्यालय ( संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा 


जा सकेगा । 


(ii) 


यह तुरंत प्रभावी होगा । 


अध्याय - 2 


ऊषा मार्टिन विश्वविद्यालय अधिनियम , 2012 का संशोधन 


2. 


ऊषा मार्टिन विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा - 6 की उपधारा - ( 2 ) का संशोधन 
धारा-6 की उपधारा -(2) के वर्तमान प्रावधान - “प्रशासन मंडल की पूर्व अनुमति से 
विश्वविद्यालय किसी महाविद्यालय अथवा अन्य किसी संस्था को संबद्ध कर सकता है " 
को विलोपित किया जाता है | 


झारखंड राज्यपाल के आदेश से , 


संजय प्रसाद , 
प्रधान सचिव- सह- विधि परामर्शी 
विधि विभाग , झारखंड , राँची । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 7 दिसम्बर , 2018 


विधि (विधान ) विभाग 


अधिसूचना 
26 अक्टूबर, 2018 


संख्या-एल०जी० - 17/ 2018- 170/ लेज०-- झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और माननीया 
राज्यपाल द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर , 2018 को अनुमत ऊषा मार्टिन विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम , 
2018 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है 
जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत 
पाठ समझा जाएगा। 


USHA MARTIN UNIVERSITY (AMENDMENT) ACT , 2018 


(Jharkhand Act , 18, 2018) 


An Act to amend Usha Martin University Act, 2012 be enacted by the Legislature of the 
State of Jharkhand in the 69th year of the Republic of India as follows. 


Chapter I 


Preliminary 
1. Short Title and commencement 


mmencen 


(i) This Actmay be called “ Usha Martin University ( Amendment ) Act 2018 ” . 


( ii) It shall come into force at once. 


Chapter II 


Amendment to Usha Martin University Act 2012 


2 . Amendment of sub section ( 2 ) of section 6 of Usha Martin University Act, 2012 


The existing provision of sub section (2 ) of section 6 - “ The University with the prior 
approvals of the Board of Governors affiliates any College or other Intuition ” is deleted . 


झारखंड राज्यपाल के आदेश से , 


संजय प्रसाद , 
प्रधान सचिव- सह- विधि परामर्शी 
विधि विभाग, झारखंड, राँची । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 1088 -- 50 


